निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 338 ) 


26 आषाढ़ 1931 ( श ) 
पटना, शुक्रवार , 17 जुलाई 2009 


वित्त विभाग 


- - - - - 


अधिसूचना 

16 जुलाई 2009 
सं0 1ए / ई1 ( पी0 ) - 38 / 2009 / 6473वि0 ( 2 ) — वित्त विभाग के अधीनस्थ राष्ट्रीय बचत 
पदाधिकारी संवर्ग के उप निदेशक के पद पर प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन 
निम्नरुपेण किया जाता है: 
1 . बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य 

अध्यक्ष 
2 . सचिव ( संसाधन ), वित्त विभाग 

सदस्य 
3 . स्थापना प्रभारी , उप सचिव 

सदस्य 
4 . कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा मनोनीत अनुसूचित 

सदस्य 
जाति / जनजाति के सदस्य । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

अजय कुमार चौधरी, 
सरकार के उप सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 338-571 + 25- डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic. in 


